रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , अक्तूबर 13 , 2018 / आश्विन 21 , 1940 
NEW DELHI, SATURDAY , OCTOBER 13 , 2018 /ASVINA 21, 1940 


सं . 4087 ] 
No . 4087] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर , 2018 
का . आ . 5278( अ ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1338 ( अ ) तारीख 23 मार्च 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उड़ीसा राज्य के खोर्धा जिले में NH16 के कि . मी . 414. 000 से 
कि . मी . 419 . 200 (विशाखापटनम - भुवनेश्वर सेक्शन ) और कि . मी . 0. 000 से कि . मी . 62.000 ( भुवनेश्वर - कोलकोता सेक्शन ) 
तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने/ छह लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 06 अप्रैल 2018 " 
को " संबाद " और " समाज" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है : 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


6053 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


अनुसूची 
उड़ीसा राज्य के खोर्धा जिले में NH16 के कि . मी . 414.000 से कि . मी .419. 200 (विशाखापटनम – भुवनेश्वर सेक्शन ) और 
कि . मी . 0. 000 से कि . मी . 62.000 (भुवनेश्वर - कोलकोता सेक्शन ) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित 

अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण । 


राज्य का नाम : उड़ीसा 

जिले का नाम: खोर्धा 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृती भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टर में ) 


भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम : भुबनेश्वर (म. कप .) 
गांव का नाम: भुबनेश्वर सहर , यूनिट सं. १२ , बमिखाल 


32 / 1100 


निजी 


घरबारी - १ 


0 . 0028 


ओडिशा होम एंड कमर्शियल प्राइवेट 
लिमिटेड रेप्रेसेंटेड बी अरबिंदा संतरा सोन 
ऑफ़ बिघ्नेस्वर संतरा 
( ३२/ ११०० ) 
ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 
कारपोरेशन रेप्रेसेंटेड बी मैनेजिंग 
डायरेक्टर 
( ५०१ ) 


2 


1501 


सरकारी 


घरबारी - २ 


0.1404 


२ 


279 / 1052 / 
1481 


निजी 


घरबारी - 2 


0. 0008 


सरत कुमार कर सोन ऑफ़ कुलमणि कर 
(पत्तेदार स्टेटस ) 
(१४८१ / १४८१ / १७८१ ) 
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 
||( ५०९ / १३३९ ) 


| 509 / 1339 


सरकारी 


घरबारी - १ 


0. 004 


गांव का नाम: भुबनेश्वर सहर , यूनिट सं ३७, गोडागोपिनाथ प्रसाद 


26 / 1348 


निजी 


रास्ता 


0 . 0028 


बसंती सतपथी वाइफ ऑफ़ रमेश चंद्र 
सतपथी, अन्नपूर्णा प्रधान वाइफ ऑफ़ राम 
चंद्र प्रधान, प्रदीप चंद्र चौदर्य S/ o परसुराम 
चौदर्य, जुधिस्ठिर सिंह S/ o बाबूराम सिंह , 
ज्योत्स्ना सिंह वाइफ ऑफ़ जुधिस्ठिर सिंह 
( २६ / १३४८ ) 


गांव का नाम : भुबनेश्वर सहर , यूनिट सं . ३८, पांडरा 


13440/5764 निजी 


3449 / 5784 | निजी 


घरबारी 


घरबारी 


0004 


0 . 004 


धीरेन्द्र नाथ द्विवेदी पिता मगुणी द्विवेदी 
| (३४४९ /५७८४ ) 


| गांव का नाम: जएपुर 


723 


सरकारी 


रास्ता 


0.0121 . सरवसाय 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गांव का नाम : नहरकंटा 


8 


|| 1192 


निजी 


जलाशय - १ 


0 . 004 


इस्वर नाहक, सोन ऑफ़ रसिका नाहक , 
महेस्वर नाहक , धड़ी नाहक सोन ऑफ़ 
परसु नाहक , लष्मीधर नाहक , पूर्ण नाहक , 
सोन ऑफ़ घाना नाहक, राम नाहक, सोन 
ऑफ़ धड़ी नाहक 
( ११९२ ) 
आबदा जोग्या अनबाडी 
(१२१६ ) 


| 1216 


सरकारी 


पतिता 


||0. 0121 


कुल 


0. 1830 


[ फा . सं. NHAI/11012/58/ 2005/Pt./ LAIN. H.-5/ Notification/3D1 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th October, 2018 


S .O . 5278 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S . O . 1338( E) dated 23rd March, 2018 published in the Gazette of India, 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (ii ) issued under sub -section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the CentralGovernment declared its 
intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening /Six - laning , etc .), maintenance , management and operation of NH16 on the stretch of land from 
Km . 414 .000 to Km . 419 . 200 (Visakhapatnam -Bhubaneswar Section ) and Km . 0 . 000 to Km . 62 .000 
(Bhubaneswar -Kolkota Section )in the District of KHORDHA in the State of ODISHA , 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Sambad” and “ Samaj” both 
dated 06th April , 2018 ; under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule annexed here to should be acquired for the aforesaid 
purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch 
of land from Km . 414 .000 to Km . 419 .200 (Visakhapatnam - Bhubaneswar Section ) and Km . 0 .000 to 
Km . 62. 000 (Bhubaneswar -Kolkota Section ) of the NH16 in the District of KHORDHA in the State of 

ODISHA . 


State : ODISHA 


District : KHORDHA 


Type of Land 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner/Intrested 

Person 
Part Survey No. 


6 


Taluk : Bhubaneswar (M .Corp .) 


Viilage : Bhubaneswar Sahara , Unit No.- 12, Bamikhal 


| 32 / 1100 


|Private 


Gharabari - 1 ||0 .0028 


Odisha Home and Commercial 
Private Limited Represented by 
Arabinda Santara Son of Bighneswar 
Santara 
32 / 1100 


| 501 


Government 


Gharabari - 2 || 0 . 1404 


Odisha Industrial Infrastructure 
Development Corporation 
Represented by Managing Director 
501 


279 / 10527 
1481 


Aprivate 


Private 


Gharabari - 2 ||0 .0008 


Sarat Kumar Kar S /o Kulamani Kar 
| ( Pattadar Status ) 
279 / 1052 / 1481 


509 / 1339 


Government 


||Gharabari - 1 ||0 . 004 


General Administration Department 
509/ 1339 


Viilage: Bhubaneswar Sahara , Unit No .- 37, Godagopinath Prasad 


126 / 1348 


Private 


Rasta 


0 .0028 


Basanti Satapathi Wife of Ramesh 
Chandra Satapathi , Annapurna 
Pradhan , wife of Rama chandra 
Pradhan , PradeepChandra Choudury 
son of ParsuramChoudury Judhistir 
Singh son of Baburam Singh , 
Jyotsna Singh wife of Judhistir Sing 
26 / 1348 


Viilage : Bhubaneswar Sahara , Unit No.- 38 , Pandara 


3449 / 5784 


Private 


Gharabari 


0.004 


Dhirendra Nath Dwibedi Slo Maguni 
Dwibedi 
3449 / 5784 


Viilage: Jaepur 


Government 


||Rasta 


| Rasta 


0.0121 


Sąrbasadharana 


23 


[ 4T1 II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Viilage : Naharakanta 


|| 1192 


Private 


Jalasaya - 1 


0 . 004 


Iswar Nahak , son of Rasika Nahak , 
Maheswar Nahak , Dhadi Nahak son 
of Parsu Nahak , Laxmidhar Nahak , 
Purna Nahak , Son of Ghana Nahak , 
Ram Nahak , Son of Dhadi Nahak , 
1192 


| 1216 


Government 


Patita 


0 .0121 


Aabada Jogya Anabadi 
1216 


TOTAL 


0. 183 
[ F. No. NHAI/11012/58/ 2005/ Pt./ LA/ N . H -5/Notification//3D1] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date : 2018 . 10 . 21 
KUMAR 09 :03:50 +05 30 


ALOK 


